निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


बिहार 


संख्या 19 


18 वैशाख 1941 ( श 0 ) 
पटना , बुधवार , 

8 मई 2019 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग - 1 -नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-15 
भाग - 1 - क - स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। 
भाग - 1 - ख - मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई 0 एससी 0 , 

बी 0 ए 0 , बी 0 एससी 0 , एम 0 ए 0 , 
एम 0 एससी 0 , लॉ भाग -1 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0 , डीप0 
इन - एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा - फल , कार्यक्रम , छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


और 2 , 


भाग - 5 -बिहार विधान मंडल में पुर : स्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या 
उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग - 7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ 

अनुमति मिल चुकी है। 
भाग - 8 – भारत की संसद में पुर : स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग - 1 - ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग - 2 - बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले 

गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएं और 
नियम आदि । 

16-17 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग - 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और 

भारत गजट । और राज्य गजटों के 


भाग - 9 - क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग - 9 - ख -निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं 
इत्यादि । 

18-18 


नियम , 


उद्धरण । 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक 


पूरक - क 


19-19 


2 


बिहार गजट , 8 मई 2019 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


अधिसूचनाएं 

29 अप्रील 2019 
सं 0 1 स्था 0(1)204/ 2001. - 1217 -- वित्त विभाग, बिहार , पटना के परिपत्र सं0-10770 दिनांक 31.12.81 के संदर्भ में दिनांक 
15.03.2019 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग कमिटि की अनुशंसा एवं तदोपरान्त सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरान्त निम्नवत बिहार पशु 
चिकित्सा सेवा के पदाधिकारी को 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात् उनके प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ वेतनमान रू ० 
1000-1820/ - ( अपुनरीक्षित रू 0 3000-4500 / -) में निम्नवत सूची के क्रमांक -4 में अंकित तिथि से प्रदान किये जाने की स्वीकृति 
दी जाती है: 
पदाधिकारी का नाम / वरीयता क्रमांक जन्म तिथि / नियुक्ति की तिथि प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति की देय 

तिथि ( वेतनमान रू 0 
1000-1820 / -अपुनरीक्षित 

रू 0 3000-4500 / - ) 


क्र ० स ० 


2 


3 


4 


1 

1 


16.07.1994 


डा 0 चन्द्रशेखर पोद्दार, सेवानिवृत्त 
सहायक निदेशक ( प० वि ०) वृ० प ०वि ० परि० 
( क्षे ० स्तर) सारण, छपरा , 1513 


08.11.1952 
28.06.1979 


3. उपर्युक्त पदाधिकारी के कालबद्ध प्रोन्नति से संबंधित वेतन पूर्जा महालेखाकार / वित्त (वैदा0 नि 0 को ०) विभाग, बिहार, 
पटना द्वारा विभागीय परीक्षा अन्तिम रूप से उर्तीणता अथवा विमुक्ति प्रदान किये जाने की स्थिति संपुष्ट करने के बाद विभागीय परीक्षा 
अन्तिम रूप से उर्तीण होने अथवा विमुक्ति की तिथि से ही वित्तीय उन्नयन का आर्थिक लाभ अनुमान्य करते हुए निर्गत करेंगे । 

4. उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर उक्त पदाधिकारियों 
को वित्तीय लाभ से संबंधित आदेश को रद्द / संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली / प्रतिपूर्ति कर ली 
जायेगी । 

5. वित्त विभाग की अधिसूचना सं0- 1802 दिनांक 23.03.2006 में निहित प्रावधान के आलोक में उपरोक्त पदाधिकारी / 
कर्मियों का वेतननिर्धारण मौलिक नियमावली 22 (i) ए (i) के अनुसार किया जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
मधुरानी ठाकुर , संयुक्त सचिव । 


29 अप्रील 2019 
सं 0 1 स्था 0 (2) 2303 / 2013-1188 -- वित्त विभाग, बिहार , पटना के संकल्प सं0-7566 वि ० दिनांक 14.07.2010 के संदर्भ में 
दिनांक 15.03.2019 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग कमिटि की अनुशंसा एवं तदोपरान्त सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरान्त निम्नवत 
बिहार पशुपालन सेवा के पदाधिकारी को 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात् उनके प्रथम रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति - उन्नयन 


बिहार गजट , 8 मई 2019 


3 


का लाभ वेतन बैंड-3 ग्रेड वेतन -5400 रूपये में निम्नवत सूची के क्रमांक -4 में अंकित तिथि से प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी 
जाती है : 
क्र ० सं ० पदाधिकारी का नाम / वरीयता क्रमांक जन्म तिथि / नियुक्ति की तिथि प्रथम एम 0 ए0 सी 0 पी 0 की देय 

तिथि (वेतन बैंड -3 ग्रेड वेतन 

5400 रूपये) 


1 


2 


3 


4 


1 


श्री अशोक कुमार , 


01.10.1965 

01.01.2011 
पशुपालन पदाधिकारी वृ ० प० वि ० परि ० 

16.07.1990 
( क्षे ० स्तर) खगड़िया, 2044 

3. उपर्युक्त पदाधिकारी के रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन से संबंधित वेतन पूर्जा महालेखाकार / वित्त ( वै० दा ०नि ० को ०) 
विभाग, बिहार , पटना द्वारा विभागीय परीक्षा अन्तिम रूप से उर्तीणता अथवा विमुक्ति प्रदान किये जाने की स्थिति संपुष्ट करने के बाद 
विभागीय परीक्षा अन्तिम रूप से उर्तीण होने अथवा विमुक्ति की तिथि से ही वित्तीय उन्नयन का आर्थिक लाभ अनुमान्य करते 

हुए 

निर्गत 


करेंगे । 


4. उपर्युक्त पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर उक्त पदाधिकारी को वित्तीय 
लाभ से संबंधित आदेश को रद्द / संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली / प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी । 

5. वित्त विभाग की अधिसूचना सं0- 1802 दिनांक 23.03.2006 में निहित प्रावधान के आलोक में उपरोक्त पदाधिकारी / कर्मी 
का वेतननिर्धारण मौलिक नियमावली 22 (i) ए (i) के अनुसार किया जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
मधुरानी ठाकुर, संयुक्त सचिव । 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचनाएं 

9 जनवरी 2019 
सं 0 1 / छु0-4-404 / 06 )–सा0प्र0-388 -- श्री राजेश कुमार , भा 0प्र 0 से 0(2001) , आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल , भागलपुर 
को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 28.01.2019 से 09.02.2019 
तक कुल 13 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. श्री राजेश कुमार की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल , मुंगेर अपने सभी कार्यों के अतिरिक्त 
आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल , भागलपुर के प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


9 जनवरी 2019 
सं 0 1 / अ0-1024 / 2018 – सा 0 प्र0-389 -- श्रीमती अभिलाषा शर्मा, भा 0 प्र0 से0 ( 2017), सहायक समाहर्ता - सह -जिला 
दण्डाधिकारी, नालन्दा को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-18(1 ) के तहत दिनांक 01.11.2018 से 
20.04.2019 तक कुल -171 (एक सौ एकहत्तर दिन) दिनों के मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


17 जनवरी 2019 
सं0 1 / अ0-1001 / 2019 - सा 0 प्र0-782 -- श्री रोशन कुशवाहा , भा 0 प्र0 से 0( 2014), उप विकास आयुक्त - सह- मुख्य 
कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, छपरा को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली,1955 के नियम -10,11 एवं 20 
के अधीन दिनांक 04.02.2019 से 17.02.2019 तक कुल 14 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

श्री रोशन कुशवाहा की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में निदेशक, डी 0 आर0 डी 0 ए0, सारण अपने सभी कार्यों के 
अतिरिक्त उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, छपरा के प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


4 


बिहार गजट , 8 मई 2019 


18 जनवरी 2019 
सं 0 1 / पी0-1001 / 2016(खण्ड -2) –सा0 प्र0-810-- श्री राहुल सिंह, भा 0प्र 0 से0( 96 ), सचिव , व्यय, वित्त विभाग, बिहार, 
पटना ( अतिरिक्त प्रभार – सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग / प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रान ) अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक , बिहार 
राज्य बिवरेज कॉरपोरेशन, पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016 ( खण्ड-2)–सा0 प्र0-811 -- श्री अजय सिंह, आई आर एस ( 2008 ) (प्रतिनियुक्ति के आधार 
पर सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार , पटना में योगदान देकर पदस्थापन की प्रतीक्षा में ) को अगले आदेश तक अपर सचिव, 
भवन निर्माण विभाग , बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


- 


21 जनवरी 2019 
सं 0 1 / पी0-1001 / 2016 ( खण्ड –2) –सा0 प्र0-930 -- डॉ 0 सुभाष शर्मा, भा 0 प्र0 से 0 ( बी एच : 1985), मुख्य जॉच 
आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विकास आयुक्त, बिहार के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है 

सं0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड -2) –सा0 प्र0-931 -- श्री अरुण कुमार सिंह, भा 0 प्र0 से 0 ( बी एच : 1985), विकास 
आयुक्त, बिहार( अतिरिक्त प्रभार - महानिदेशक , लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पटना) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है 

श्री अरुण कुमार सिंह अगले आदेश तक महानिदेशक , लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पटना के भी 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड -2 )–सा0 प्र0-932 -- श्री त्रिपुरारि शरण , भा 0 प्र0 से0 ( बी एच : 1985 ), अपर मुख्य 
सचिव , पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक मुख्य जॉच आयुक्त, सामान्य प्रशासन 
विभाग बिहार , पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016 ( खण्ड -2) -सा0 प्र0-933 -- श्री संजय कुमार सिंह, भा 0 प्र0 से 0 ( बी एच : 2007), राज्य 
परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर मुख्य निर्वाचन 
पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड -2) –सा0 प्र0-934-- श्री विनोद सिंह गुंजियाल, भा 0 प्र0 से 0 ( बी एच : 2007), 
निदेशक , पशुपालन अगले आदेश तक निदेशक , मत्स्य, बिहार, पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


23 जनवरी 2019 
सं0 1 / पी0-1005 / 2013– सा 0 प्र0-1047 -- श्री अतुल सिन्हा, आई0 टी 0 एस 0 (92 ) (राज्य में प्रतिनियुक्ति के 
आधार पर कार्यरत केन्द्रीय सिविल सेवा के पदाधिकारी ), निदेशक , विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग , बिहार , पटना की सेवा धारित 
पद का परित्याग किये जाने की तिथि से उनके पैतृक विभाग- दूरसंचार विभाग, संचार एवं आई0 टी 0 मंत्रालय, भारत 
सरकार, नई दिल्ली को वापस की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव । 


29 जनवरी 2019 
सं0 1 / पी0-2001 / 2018( खंड- I) - सा 0 प्र0-1288 -- श्रीमती अंशुली आर्या, भा 0 प्र 0 से0(89), प्रधान सचिव - सह - खान 
आयुक्त , खान एवं भू - तत्व विभाग ( अतिरिक्त प्रभार - प्रबंध निदेशक , बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड / जाँच 
आयुक्त , सामान्य प्रशासन विभाग ), बिहार , पटना को कैबिनेट की नियुक्ति समिति, भारत सरकार की अधिसूचना 
संख्या -36/2/ 2019- EO(SM-I), दिनांक 14.01.2019 द्वारा केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के तहत प्रशासक, यूनिवर्सल सर्विस 

ऑब्लिगेशन फंड (यू0 एस 0 ओ0 एफ 0) , दूरसंचार विभाग , भारत सरकार , नई दिल्ली के पद पर नियुक्त किये जाने के 
फलस्वरूप, धारित प्रभारों का त्याग करने की तिथि से उन्हें नव पदस्थापन पर योगदान देने हेतु विरमित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव । 


29 जनवरी 2019 
सं 0 1 / पी0-2001 / 2018( खंड- I) - सा 0 प्र0-1289- श्रीमती अंशुली आर्या, भा 0प्र 0 से 0(89 ), प्रधान सचिव - सह - खान 
आयुक्त, खान एवं भू - तत्व विभाग ( अतिरिक्त प्रभार – प्रबंध निदेशक , बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड / जाँच 
आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार, पटना द्वारा वर्तमान धारित प्रभारों का त्याग करने की तिथि से श्री असंगबा चुबा 
आओ, भा 0प्र 0 से 0( 2003), सचिव, खान एवं भू - तत्व विभाग ( अतिरिक्त प्रभार -निदेशक , खान एवं भू - तत्व विभाग ), बिहार , पटना 


बिहार गजट , 8 मई 2019 


5 


को प्रबंध निदेशक , बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, पटना के अतिरिक्त प्रभार के साथ खान एवं भू - तत्व विभाग 
का सम्पूर्ण प्रभार प्रदान किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव । 


31 जनवरी 2019 
सं 0 1 / अ0-1021 / 2018 – सा 0 प्र0-1403-- श्री महेन्द्र कुमार, भा 0 प्र 0 से 0 ( 2011 ), जिला पदाधिकारी , किशनगंज को 
अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली,1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन विभागीय अधिसूचना संख्या-15559 
दिनांक 30.11.2018 द्वारा दिनांक 05.12.2018 से 29.12.2018 तक कुल 25 (पच्चीस ) दिनों के उपार्जित की स्वीकृति प्रदान 
की गयी थी । 

2. श्री कुमार से प्राप्त अवकाश संशोधन संबंधी आवेदन के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या -15559 दिनांक 
30.11.2018 द्वारा दिनांक 05.12.2018 से 29.12.2018 तक के लिए स्वीकृत आलोच्य उपार्जित अवकाश को दिनांक 
06.12.2018 से 16.12.2018 तक के लिए संशोधित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


31 जनवरी 2019 
सं 0 1 / अ0-1020 / 2016 - सा 0 प्र0-1404 -- श्री भरत झा , भा 0 प्र 0 से 0 ( 2005 ), निदेशक , नगरपालिका प्रशासन - सह 
विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग , बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश ) नियमावली,1955 के 
नियम -10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 28.01.2019 से 04.02.2019 तक कुल 08 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति 
प्रदान की जाती है । 

2. श्री भरत झा की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में श्री जय प्रकाश मंडल , बि 0 प्र 0 से0, विशेष सचिव, नगर विकास एवं 
आवास विभाग , बिहार, पटना अपने सभी कार्यों के अतिरिक्त निदेशक, नगरपालिका प्रशासन - सह- विशेष सचिव , नगर 
विकास एवं आवास विभाग , बिहार, पटना के प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


1 फरवरी 2019 
सं0 1 / पी0-1004 / 2018 – सा 0 प्र0-1441 -- श्री बैद्यनाथ यादव, भा 0 प्र0 से0(2007), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, 
सुपौल ( अतिरिक्त प्रभार – बन्दोबस्त पदाधिकारी, सुपौल) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला 
पदाधिकारी, अररिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( एक्ट -2, 1974) की धारा -20 के 
तहत उन्हें अररिया जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है । 

श्री बैद्यनाथ यादव अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी , अररिया के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

सं0 1 / पी0-1004 / 2018 – सा 0प्र0-1442 -- श्री चन्द्रशेखर सिंह, भा 0 प्र0 से0( 2010), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, 
दरभंगा ( अतिरिक्त प्रभार – बन्दोबस्त पदाधिकारी, दरभंगा ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, मुख्य 
मंत्री सचिवालय , बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री चन्द्रशेखर सिंह अगले आदेश तक निदेशक , सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार 
में भी रहेंगे । 

सं0 1 / पी0-1004 / 2018 – सा 0 प्र0-1443 -- श्री महेन्द्र कुमार, भा 0 प्र0 से 0( 2011), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, 
किशनगंज ( अतिरिक्त प्रभार - बन्दोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं 
जिला पदाधिकारी, सुपौल के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( एक्ट -2, 1974) की 
धारा -20 के तहत उन्हें सुपौल जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है । 

2. श्री महेन्द्र कुमार अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, सुपौल के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

सं0 1 / पी0-1004 / 2018 – सा 0 प्र0-1444 -- श्री हिमांशु शर्मा, भा 0 प्र0 से0(2011), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी , 
अररिया ( अतिरिक्त प्रभार - बन्दोबस्त पदाधिकारी, अररिया ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला 
पदाधिकारी, किशनगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा -20 
के तहत उन्हें किशनगंज जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है । 

2. श्री हिमांशु शर्मा अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

सं 0 1 / पी0-1004 / 2018 - सा 0 प्र0-1445 -- श्री त्यागराजन एस 0 एम0, भा 0 प्र 0 से 0 ( 2011), समाहर्ता एवं जिला 
पदाधिकारी, नालन्दा, बिहारशरीफ (अतिरिक्त प्रभार – बन्दोबस्त पदाधिकारी, नालन्दा, बिहारशरीफ ) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 
1973 ( एक्ट -2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें दरभंगा जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है । 

श्री त्यागराजन एस ०एम० अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, दरभंगा के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 


6 


बिहार गजट , 8 मई 2019 


सं0 1 / पी0-1004 / 2018 – सा 0 प्र0-1446 -- सुश्री इनायत खान, भा 0 प्र0 से0( 2012), संयुक्त सचिव , पर्यटन विभाग , 
बिहार , पटना( अतिरिक्त प्रभार – प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले 
आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, शेखुपरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 
( एक्ट-2, 1974) की धारा -20 के तहत उन्हें शेखपुरा जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है । 

2. सुश्री इनायत खान अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

सं0 1 / पी0-1004 / 2018 – सा 0 प्र0-1447 -- श्री राजेश मीणा, भा 0 प्र 0 से0( 2012 ) (सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, 
पटना में योगदान देकर सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में ) को अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट -2, 1974) की धारा -20 के तहत उन्हें मुंगेर जिला का 
दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है । 

2. श्री राजेश मीणा अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, मुंगेर के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

सं 0 1 / पी0-1004 / 2018 – सा 0 प्र0-1448-- श्री योगेन्द्र सिंह, भा 0 प्र0 से0( 2013) समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी , 
शेखपुरा (अतिरिक्त प्रभार – बन्दोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा ) को अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, नालन्दा, 
बिहारशरीफ के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( एक्ट-2, 1974) की धारा -20 के तहत 
उन्हें नालन्दा जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है । 

2. श्री योगेन्द्र सिंह अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, नालन्दा के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

सं 0 1 / पी0-1004 / 2018 - सा 0 प्र0-1449 -- श्री आनन्द शर्मा, भा 0 प्र0 से0(2013) समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी , 
मुंगेर ( अतिरिक्त प्रभार – बन्दोबस्त पदाधिकारी, मुंगेर ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, पर्यटन 
विभाग , बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री शर्मा अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में 
रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


6 फरवरी 2019 
सं 0 1 / पी0-1004 / 2018 - सा 0 प्र0-1677 -- श्री संजीव कुमार सिन्हा, भा 0 प्र0 से0( बी एच : 86), अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी 
चयन आयोग , पटना ( अतिरिक्त प्रभार – परीक्षा नियंत्राक , बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद्, पटना) को स्थानांतरित करते 
हुए आदेश तक मुख्य जॉच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 1 / पी0-1004 / 2018 - सा 0 प्र0-1678 - श्री अरविन्द कुमार चौधरी, भा 0 प्र0 से 0( बी एच : 95 ) सचिव, ग्रामीण 
विकास विभाग , बिहार , पटना( अतिरिक्त प्रभार आयुक्त, मनरेगा ) अगले आदेश तक परीक्षा नियंत्राक, बिहार राज्य संयुक्त 
प्रवेश परीक्षा पर्षद्, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

सं 0 1 / पी0-1004 / 2018 – सा 0 प्र0-1679 -श्री मनोज कुमार, भा 0 प्र 0 से 0( बी एच : 2007 ), अपर सचिव, स्वास्थ्य 
विभाग, बिहार , पटना ( अतिरिक्त प्रभार –मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति , पटना ) अगले आदेश तक 
कार्यपालक निदेशक , बिहार एडस् नियंत्राण सोसाइटी , स्वास्थ्य विभाग , बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

सं 0 1 / पी0-1004 / 2018 – सा 0 प्र0-1680 -- श्री सतीश कुमार सिंह, भा 0 प्र 0 से 0( बी एच : 2008) , समाहर्ता एवं जिला 
पदाधिकारी, अरवल ( अतिरिक्त प्रभार - बन्दोबस्त पदाधिकारी, अरवल ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर 
सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / पी0-1004 / 2018 - सा 0 प्र0-1681 -- श्री रवि शंकर चौधरी, भा 0 प्र 0 से 0 ( बी एच : 2011), संयुक्त सचिव, भवन 
निर्माण विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, अरवल के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट -2, 1974) की धारा -20 के तहत उन्हें अरवल जिला का 
दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है । 
श्री रवि शंकर चौधरी अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, अरवल के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव । 


6 फरवरी 2019 
सं 0 1 / पी0-2001 / 2017 ( खण्ड) -सा0 प्र0-1683-- श्री पी 0 सी 0 खण्डूजा, भा ० व 0 से0 (1989), निदेशक , सामाजिक 
वानिकी, ग्रामीण विकास विभाग , बिहार, पटना अगले आदेश तक आयुक्त , मनरेगा के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव । 


6 फरवरी 2019 
सं 0 1 / पी0-2001 / 2017 ( खंड) -सा प्र0-1684 -- श्री आर0 लक्ष्मणन , भा 0 प्र0 से0( बी एच:2004), प्रबंध निदेशक , 
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड ( अतिरिक्त प्रभार – प्रबंध निदेशक , बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी 
लिमिटेड), पटना को भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का कार्यपालक निदेशक नियुक्त 


बिहार गजट , 8 मई 2019 


7 


किये जाने के फलस्वरूप, धारित वर्तमान पद / प्रभार का त्याग करने की तिथि से उन्हें नवपदस्थापन पर योगदान देने हेतु 
विरमित किया जाता है । 

2. श्री आर0 लक्ष्मणन, भा 0 प्र0 से0( बी एच:2004 ) द्वारा वर्तमान धारित पद / प्रभार का त्याग करने के उपरांत, श्री 
संजीवन सिन्हा, निदेशक (मानव संसाधन), बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड , पटना अगले आदेश तक प्रबंध 
निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना एवं प्रबंध निदेशक , बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी 
लिमिटेड, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सिद्धेश्वर चौधरी , अवर सचिव । 


7 फरवरी 2019 
सं 0 1 / पी0-1004 / 2018 – सा 0 प्र0-1763-- मो 0 सोहैल , भा 0 प्र0 से 0 ( बी एच : 2007 ), समाहर्ता एवं जिला 
पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर ( अतिरिक्त प्रभार – बन्दोबस्त पदाधिकारी, मुजफरपुर ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर 
सचिव , ग्रामीण कार्य विभाग , बिहार , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. मो 0 सोहैल अगले आदेश तक अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, पटना 
के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

सं0 1 / पी0-1004 / 2018 – सा 0 प्र0-1764-- श्री आलोक रंजन घोष, भा 0 प्र 0 से0 ( बी एच : 2011 ), समाहर्ता एवं जिला 
पदाधिकारी, जहानाबाद ( अतिरिक्त प्रभार - बन्दोबस्त पदाधिकारी, जहानाबाद ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( एक्ट - 
1974) की धारा -20 के तहत उन्हें मुजफ्फरपुर जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है । 

2. श्री आलोक रंजन घोष अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

सं 0 1 / पी0-1004 / 2018 – सा 0प्र0-1765 -- श्री नवीन कुमार, भा 0 प्र 0 से 0 ( बी एच : 2011), संयुक्त सचिव, लोक 
स्वास्थ्य अभियंत्राण विभाग, बिहार , पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, 
जहानाबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट -2, 1974) की धारा -20 के तहत 
उन्हें जहानाबाद जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है । 
श्री नवीन कुमार अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, जहानाबाद के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
सिद्धेश्वर चौधरी , अवर सचिव । 


8 फरवरी 2019 
सं0 1 / अ0-1003 / 2019 - सा 0 प्र0-1793 -- डॉ 0 आदित्य प्रकाश, भा 0 प्र0 से 0( 2014), उप विकास आयुक्त - सह -मुख्य 
कार्यपालक पदाधिकारी , पटना को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली,1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन 
दिनांक 06.02.2019 से 19.02.2019 तक कुल 14 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. डॉ 0 आदित्य प्रकाश की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में श्री कपिलेश्वर मंडल , बि 0 प्र0 से0, अपर समाहर्ता, विभागीय 
जाँच - सह -निदेशक , लेखा- प्रशासन, डी 0 आर0 डी 0 ए0, पटना अपने सभी कार्यों के अतिरिक्त उप विकास आयुक्त - सह -मुख्य 
कार्यपालक पदाधिकारी, पटना के प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
शिवमहादेव प्रसाद , अवर सचिव । 


8 फरवरी 2019 
सं 0 1 / अ0-1004 / 2017 - सा 0 प्र0-1794 -- श्रीमती उदिता सिंह, भा 0 प्र 0 से 0 ( 2014), उप विकास आयुक्त, रोहतास, 
सासाराम को विभागीय अधिसूचना संख्या -10853 दिनांक 10.08.2018 द्वारा दिनांक 26.07.2018 से 21.01.2019 तक कुल 
180 दिनों के मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । 

2. श्रीमती उदिता सिंह, भा 0 प्र0 से0 (2014) से प्राप्त अनुरोध के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या -10853 
दिनांक 10.08.2018 द्वारा उन्हें पूर्व से स्वीकृत मातृत्व अवकाश के निरन्तरता में उपार्जित एवं शिशु पोषण अवकाश निम्नरूपेण 
स्वीकृत किया जाता है: 
उपार्जित अवकाश 

शिशु पोषण अवकाश 
22.01.2019 से 05.02.2019 तक -15 दिन 

06.02.2019 से 06.06.2019 तक -121 दिन 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
शिवमहादेव प्रसाद , अवर सचिव । 


13 फरवरी 2019 
सं 0 1 / पी0-1001 / 2011 - सा 0 प्र0-2005 -- श्री ( मो 0) एस 0 आई 0फैसल, आई0 आर0 एस0 ( 2004), तदेन विशेष सचिव, 
सूचना प्रावैधिकी विभाग , बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार – महाप्रबंधक , बेल्ट्रॉन, पटना) को विभागीय अधिसूचना संख्या -9767 


8 


बिहार गजट , 8 मई 2019 


दिनांक 31.07.2018 के माध्यम से उक्त पद / प्रभार से स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए विशेष सचिव , 
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किये जाने के उपरान्त बेल्ट्रॉन द्वारा कार्यहित में महाप्रबंधक, 
बेल्ट्रॉन के पद से उन्हें विरमित नहीं किया गया है, और वैकल्पिक व्यवस्था होने तक उक्त व्यवस्था को संपुष्ट करने की 
अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना से की गयी है । 

2. बेल्ट्रॉन, पटना की उपर्युक्त अनुशंसा को दृष्टिगत करते हुए अगले आदेश / पदस्थापन तक के लिए श्री ( मो 0 ) 
एस 0 आई0 फैसल, आई0 आर0 एस 0 (2004 ), विशेष सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग , बिहार , पटना को महाप्रबंधक, बेल्ट्रॉन के 
पद पर कार्य करते रहने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है । 
3. इस हेतु सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


13 फरवरी 2019 
सं 0 1 / अ0-1020 / 2016 - सा 0 प्र0-2045 -- श्री भरत झा , भा 0 प्र 0 से 0 ( 2005), निदेशक, नगरपालिका प्रशासन - सह 
विशेष सचिव , नगर विकास एवं आवास विभाग , बिहार , पटना को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली,1955 के 
नियम -10,11 एवं 20 के अधीन विभागीय अधिसूचना संख्या -1404 दिनांक 31.01.2019 द्वारा दिनांक 28.01.2019 से 
04.02.2019 तक कुल 08 ( आठ ) दिनों के उपार्जित की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । 

2. श्री झा से प्राप्त अवकाश संशोधन संबंधी आवेदन के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या -1404 दिनांक 
31.01.2019 द्वारा दिनांक 28.01.2019 से 04.02.2019 तक के लिए स्वीकृत आलोच्य उपार्जित अवकाश को दिनांक 
15.02.2019 से 21.02.2019 तक के लिए पुनरीक्षित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


13 फरवरी 2019 
सं 0 1 / पी0-1019 / 2013 - सा 0 प्र0-2046 -- स्वास्थ्य विभाग, बिहार , पटना के कार्यालय आदेश -5 / विविध - 20 
209/2011 ( खंड ) -1064(5) दिनांक 13.08.2018 द्वारा श्री अरविन्दर सिंह, भा 0 व 0 से0 ( 95 ), मुख्य वन संरक्षक - सह- मुख्य 
कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य औषधीय पादप बोर्ड, स्वास्थ्य विभाग, बिहार , पटना को स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य विभाग की 
अधिसूचना संख्या -16 / आईजी 1-09 / 2014 ( अंश ) -1283 ( आ O चि ०) दिनांक -20.11.2017 द्वारा गठित राज्य आयुष समिति के 
कार्यपालक निदेशक के पद पर नामित किये जाने के फलस्वरूप, स्वास्थ्य विभाग के पत्राांक -16 / एल - 1-06 / 2019 
121( आ 0चि ०) दिनांक 25.01.2019 के माध्यम से श्री सिंह को विशेष सचिव के रूप में नामित किये जाने की अनुशंसा सामान्य 
प्रशासन विभाग से की गई है । 

स्वास्थ्य विभाग, बिहार , पटना की उपर्युक्त अनुशंसा के आलोक में श्री अरविन्दर सिंह, भा ० व0 से 0 ( 95 ), मुख्य वन 
संरक्षक - सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य औषधीय पादप बोर्ड (कार्यपालक निदेशक, राज्य आयुष समिति ) स्वास्थ्य 
विभाग, बिहार, पटना को उनके उक्त पदस्थापन / प्रभार अवधि तक के लिए विशेष सचिव के रूप में पदनामित किया जाता 


है । 


यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से 

लागू 

होगी 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


18 फरवरी 2019 
सं 0 1 / पी0-1001 / 2016( खंड -2) -सा0 प्र0-2274--निम्नांकित भा 0 प्र0 से0 पदाधिकारियों को वर्तमान पदस्थापनों से 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सामने अंकित पदों पर पदस्थापित किया जाता है: 


क्र . 


पदाधिकारी का नाम एवं बैच 
श्रीमती उदिता सिंह ( 2014 ) 


1 


नव पदस्थापन 
संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, 

पटना 


बिहार, 


वर्तमान पदस्थापन 
उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य 
कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, 

रोहतास 
( सम्प्रति अवकाश पर ) 
उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य 
कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, 

छपरा 
अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर 


2 


श्री रोशन कुशवाहा ( 2014 ) 


3 


श्री सुहर्ष भगत ( 2015) 


उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी, जिला परिषद, वैशाली, 

हाजीपुर 
उप विकास आयुक्त - सह -मुख्य कार्यपालक 

पदाधिकारी, जिला परिषद , छपरा 
उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक 

पदाधिकारी, जिला परिषद , नवादा 


4 


श्री सावन कुमार ( 2015 ) 


अनुमंडल पदाधिकारी, वायसी, पूर्णिया 


बिहार गजट , 8 मई 2019 


9 


5 


6 


श्री प्रशांत कुमार सी एच | अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया सदर, 
( 2015 ) 

अररिया 
श्री मनेश कुमार मीणा ( 2015 ) अनुमंडल पदाधिकारी , खगड़िया सदर, 

खगड़िया 
श्री अमन समीर (2015 ) अनुमंडल पदाधिकारी, सिवान सदर, 

सिवान 


उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक 

पदाधिकारी, जिला परिषद, मुंगेर 
उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक 

पदाधिकारी, जिला परिषद, जहानाबाद 
उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य 

कार्यपालक 
पदाधिकारी, जिला परिषद, पूर्णिया 


7 


. 


8 


श्री घनश्याम मीणा ( 2015 ) 


अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा, पश्चिम 

चम्पारण 
अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़, पटना 


9 


श्री सज्जन आर 0 ( 2015 ) 


उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक 

पदाधिकारी, जिला परिषद , औरंगाबाद 
उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक 

पदाधिकारी, जिला परिषद , गोपालगंज 
उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक 

पदाधिकारी, जिला परिषद , बेगूसराय 
अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा, पश्चिम 


10 | सुश्री जे 0 प्रियदर्शनी ( 2015 ) अनुमंडल पदाधिकारी , 

मुजफ्फरपुर 

पश्चिमी 
श्री विजय प्रकाश मीणा (2016) | अनुमंडल पदाधिकारी, शाहपुर पटोरी, 

समस्तीपुर 


11 


चम्पारण 


2. श्री विजय प्रकाश मीणा (2016), अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की 
धारा -20 के तहत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्रा के लिए दण्डाधिकारी और संबंधित जिला के लिए उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 
एक्ट -2, 1974 ) की धारा -144 का प्रयोग करने की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


1973 


18 फरवरी 2019 
सं 0 1 / पी0-1001 / 2016 - सा 0 प्र0-2275 -- श्रीमती वंदना किनी, भा 0 प्र0 से0(89), सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग , 
बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार - जॉच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते हुए आदेश तक 
आयुक्त, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016 - सा 0 प्र0-2276 – श्रीमती सफीना ए0 एन 0, भा 0 प्र0 से 0( 97 ), आयुक्त, कोसी प्रमण्डल , सहरसा 
( अतिरिक्त प्रभार आयुक्त , पूर्णिया प्रमण्डल , पूर्णिया) को स्थानांतरित करते हुए आदेश तक आयुक्त, पूर्णिया प्रमण्डल , पूर्णिया 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 1 / पी0-1001 / 2016 - सा 0प्र0-2277 -- श्री नर्मदेश्वर लाल , भा 0 प्र0 से 0 (98 ), आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा 
( अतिरिक्त प्रभार - आयुक्त , तिरहुत प्रमण्डल , मुजफ्फरपुर ) को स्थानांतरित करते हुए आदेश तक आयुक्त , तिरहुत प्रमण्डल , 
मुजफ्फपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016 - सा 0प्र0-2278 -- श्री राजेश कुमार, भा 0 प्र0 से0(2001), आयुक्त , भागलपुर प्रमण्डल , 
भागलपुर को स्थानांतरित करते हुए आदेश तक सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता 


2. श्री राजेश कुमार अगले तक जॉच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी 
रहेंगे । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016 – सा 0 प्र0-2279 - श्री लोकेश कुमार सिंह, भा 0 प्र 0 से0( 2003), कार्यपालक निदेशक, राज्य 
स्वास्थ्य समिति , बिहार , पटना ( अतिरिक्त प्रभार - सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते हुए आदेश तक 
आयुक्त, सारण प्रमण्डल , छपरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016 - सा 0 प्र0-2280 -- श्री असंगबा चुबा आओ, भा 0 प्र 0 से0(2003), सचिव - सह - खान आयुक्त , 
खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार -निदेशक, खान एवं भूतत्व / प्रबंध निदेशक , बिहार राज्य खनिज 
विकास निगम लिमिटेड, पटना) को स्थानांतरित करते हुए आदेश तक आयुक्त, कोसी प्रमण्डल, सहरसा के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


18 फरवरी 2019 
सं 0 1 / पी0-1001 / 2016 - सा 0 प्र0-2281 -श्रीमती हरजोत कौर बम्हरा, भा 0 प्र0 से 0( 92 ), प्रधान सचिव, विज्ञान एवं 
प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक प्रधान सचिव - सह - खान आयुक्त , खान एवं भू - तत्व विभाग, बिहार, 
पटना / प्रबंध निदेशक , बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, पटना / निदेशक , खान एवं भू - तत्व के अतिरिक्त प्रभार में 
भी रहेंगी । 


. 


10 


बिहार गजट , 8 मई 2019 


सं 0 1 / पी0-1001 / 2016 - सा 0 प्र0-2282 -- श्री मनोज कुमार, भा 0 प्र 0 से 0(2007 ), अपर सचिव , स्वास्थ्य विभाग, बिहार , 
पटना( अतिरिक्त प्रभार - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति / कार्यपालक निदेशक , बिहार एड्स 
नियंत्राण सोसाईटी) अगले आदेश तक कार्यपालक निदेशक , राज्य स्वास्थ्य समिति , पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


20 फरवरी 2019 
सं0 1 / पी0-415 / 2006 - सा 0 प्र0-2334 -- श्री सतीश सिंह ठाकुर, भा 0 प्र0 से 0( सेवा निवृत्त ), ( जन्म तिथि 06.01.1945 ) 
को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या -860 दिनांक 18.05.2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्मिक 
एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ( अब सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार की अधिसूचना संख्या -10771 दिनांक 23.10.2006 द्वारा 
संविदा के आधार पर मुख्य सचिव , बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था । विभागीय अधिसूचना 
संख्या -3253 दिनांक 09.03.2018 द्वारा श्री ठाकुर की सेवा दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक विस्तारित 
हुई है । 

2. 65 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के प्रावधान को शिथिल करते हुए श्री सतीश सिंह ठाकुर, मुख्य सचिव, बिहार 
के विशेष कार्य पदाधिकारी, मंत्रिमंडल सचिवालय , बिहार , पटना की प्रासंगिक सेवा को दिनांक 31.03.2019 के उपरान्त 
दिनांक 01.04.2019 से 31.03..2021 तक पूर्व निर्धारित शर्तों पर विस्तारित की जाती है । 

3. श्री ठाकुर की स्थापना मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग , बिहार, पटना के अधीन रहेंगी । 
4. प्रासंगिक संदर्भ की सेवा शर्ते भी पूर्ववत् रहेंगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


22 फरवरी 2019 
सं 0 1 / पी0-2001 / 2018(खंड-1) -सा0 प्र0-2517 -- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना 
संख्या -1 / पी0-2001 / 2018( खंड- I)- सा 0 प्र0-1289 दिनांक 29.01.2019 के माध्यम से श्रीमती अंशुली आर्या, भा 0 प्र0 से0(89), 
प्रधान सचिव - सह - खान आयुक्त, खान एवं भू - तत्व विभाग ( अतिरिक्त प्रभार – प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनिज विकास 
निगम लिमिटेड / जाँच आयुक्त , सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार, पटना द्वारा तत्समय धारित प्रभारों का त्याग करने की तिथि 
से श्री असंगबा चुबा आओ, भा 0 प्र 0 से0( 2003), सचिव , खान एवं भू - तत्व विभाग ( अतिरिक्त प्रभार -निदेशक , खान एवं भू - तत्व 
विभाग), बिहार, पटना को प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, पटना के अतिरिक्त प्रभार के साथ 
खान एवं भू - तत्व विभाग का सम्पूर्ण प्रभार प्रदान किया गया था । उक्त सम्पूर्ण प्रभार में खान आयुक्त का प्रभार भी 
सम्मिलित माना जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


26 फरवरी 2019 
सं 0 1 / छु0-4-404 / 06 – सा 0 प्र0-2620 -- श्री राजेश कुमार, भा 0 प्र 0 से 0 ( 2001), तत्कालीन आयुक्त , भागलपुर 
प्रमंडल , भागलपुर सम्प्रति सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना ( अतिरिक्त प्रभार - जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, 
पटना) को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश ) नियमावली,1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन विभागीय अधिसूचना 
संख्या -388 दिनांक 09.01.2019 द्वारा दिनांक 28.01.2019 से 09.02.2019 तक कुल 13 ( तेरह ) दिनों के उपार्जित की स्वीकृति 
प्रदान की गयी थी । 

2. श्री कुमार से प्राप्त अवकाश संशोधन संबंधी आवेदन के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या -388 दिनांक 
09.01.2019 द्वारा दिनांक 28.01.2019 से 09.02.2019 तक के लिए स्वीकृत आलोच्य उपार्जित अवकाश को दिनांक 
01.03.2019 से 09.03.2019 तक के लिए पुनरीक्षित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


26 फरवरी 2019 
सं0 1 / अ0-1010 / 2016 - सा0 प्र0-2621 -- श्री प्रदीप कुमार झा , भा 0 प्र0 से0 (एम 0एन 0: 2006), जिला पदाधिकारी , 
पूर्णिया को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली -1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 18.02.2019 से 23. 
02.2019 तक कुल 06( छ:) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

प्रासंगिक अनुपस्थिति अवधि में जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के दायित्वों के निर्वहन हेतु श्री राम शंकर, बि 0 प्र 0 से0 , 
उप विकास आयुक्त, पूर्णिया के मनोनयन को भी एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


बिहार गजट , 8 मई 2019 


11 


26 फरवरी 2019 
सं 0 1 / अ0-1001 / 2013 - सा 0 प्र0-2651 -- श्री अमृत लाल मीणा, भा 0प्र 0 से0( बी एचः 1989), प्रधान सचिव, पथ 
निर्माण विभाग, बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार – प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग , बिहार, पटना) को विभागीय पत्राांक -2650 
दिनांक 26.02.2019 द्वारा दिनांक 05 , 06 , 07 एवं 08 मार्च, 2019 को आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 02, 03, 04, 09 एवं 10 
मार्च, 2019 के सार्वजनिक / राजपत्रिात अवकाश के उपभोग हेतु प्रदत्त स्वीकृति से आच्छादित अनुपस्थिति अवधि में उनके 
द्वारा धारित पद / प्रभार की व्यवस्था निम्नरूपेण की जाती है: 
क्र . पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम 

आलोच्य अनुपस्थिति अवधि के लिए प्रदत्त अतिरिक्त 

प्रभार 
श्री अरविन्द कुमार चौधरी ( बी एचः1995 ), सचिव, ग्रामीण सचिव, पंचायती राज विभाग , बिहार , पटना 
विकास विभाग , बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार – परीक्षा 
नियंत्राक, बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद , पटना) 

श्री विनय कुमार ( बी एचः1999), सचिव, ग्रामीण कार्य सचिव, पथ निर्माण विभाग , बिहार, पटना 
विभाग, बिहार , पटना ( अतिरिक्त प्रभार -मिशन निदेशक , 
बिहार विकास मिशन, पटना ) 


1 


2 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


27 फरवरी 2019 
सं0 1 / पी0-1025 / 2011 - सा 0 प्र0-2675 -- राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत श्री पंकज कुमार सिंह , 
आई 0 पी 0 एण्ड टी 0 बी 0 डब्ल्यू 0 एस0( 92 ), निदेशक , उद्योग विभाग , बिहार , पटना ( अतिरिक्त प्रभार- निदेशक , खाद्य एवं 
प्रसंस्करण , उद्योग विभाग, बिहार, पटना) की राज्य प्रतिनियुक्ति अवधि को उनके पैतृक विभाग - दूरसंचार विभाग, संचार 
मंत्राालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की सहमति से दिनांक 31.05.2019 के बाद अगले 02 ( दो ) वर्षों के लिए अर्थात दिनांक 
31.05.2021 तक विस्तारित की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


27 फरवरी 2019 
सं0 1 / अ0-1024 / 2018 - सा 0 प्र0-2704 -- श्रीमती अभिलाषा शर्मा, भा 0 प्र0 से0 (2017 ), सहायक समाहर्ता - सह 
जिला दण्डाधिकारी, नालन्दा को दिनांक 01.11.2018 से 20.04.2019 तक कुल-171 (एक सौ एकहत्तर दिन) दिनों के मातृत्व 
अवकाश की स्वीकृति विभागीय अधिसूचना संख्या -1 / अ0-1024 / 2018–389 दिनांक 09.01.2019 के द्वारा प्रदान की गयी 
है । 

2. स्वीकृत उपर्युक्त मातृत्व अवकाश में से दिनांक 15.03.2019 से दिनांक 10.04.2019 तक की अवधि को अखिल 
भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली-1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन श्रीमती शर्मा की निजी खर्च पर यूरोप 
( बेल्जियम) की यात्रा हेतु एक्स - इंडिया लीव के रूप में स्वीकृत किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


। 


5 मार्च 2019 
सं 0 1 / पी0-1004 / 2018 – सा 0 प्र0-2982 -- श्री त्रिपुरारि शरण , भा 0 प्र0 से0( बी एचः1985), अपर मुख्य सचिव, 
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग , बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार –मुख्य जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, 
बिहार , पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार , पटना के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री शरण अगले आदेश तक मुख्य जाँच आयुक्त , सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में 
भी रहेंगे । 

सं 0 1 / पी0-1004 / 2018 – सा 0 प्र0-2983 -- श्री दीपक कुमार सिंह, भा 0 प्र0 से0 ( बी एचः 1992 ), प्रधान सचिव, श्रम 
संसाधन विभाग, बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार - जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार 
कौशल विकास मिशन, पटना) अगले आदेश तक प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग , बिहार , पटना के 
अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव । 


12 


बिहार गजट , 8 मई 2019 


5 मार्च 2019 
सं 0 1 / सी0-1021 / 2015( खण्ड ) -सा 0 प्र0-2984 -- भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को चयन 
ग्रेड (विशेष सचिव स्तर – वेतन स्तर - 13 - रु0 1,23,100.2,15,900/-) में उनके नाम के सामने अंकित तिथियों से प्रोन्नति प्रदान 
की जाती है: 
क्र . पदाधिकारी का नाम एवं बैच 

वर्तमान पदस्थापन / प्रभार 

विशेष सचिव स्तर में प्रोन्नति 

प्रदान किये जाने की तिथि 
1 . श्री आदेश तितरमारे ( 2006 ) निदेशक , 

कृषि, बिहार, पटना 

दिनांक 01.01.2019 

के 

प्रभाव से । 
2 श्री दयानिधान पाण्डेय (2006 ) अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार , | दिनांक 01.01.2019 के 

पटना ( सम्प्रति दीर्घकालिक प्रशिक्षण पर ) प्रभाव से । 
श्री धर्मेन्द्र सिंह( 2006 ) निदेशक , नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन | दिनांक 01.01.2019 

के 
विभाग , बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार- अपर | प्रभाव से । 
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल 
विकास मिशन , श्रम संसाधन विभाग , बिहार, 

पटना) 
4 श्री संदीप कुमार 

प्रबंध निदेशक , नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन दिनांक 01.01.2019 
पुडकलकट्टी (2006) 

कंपनी लिमिटेड, पटना ( अतिरिक्त प्रभाव से । 
प्रभार - प्रबंध निदेशक , बिहार स्टेट पावर 
ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना) 


3 


आर० 


के 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव । 


5 मार्च 2019 
सं 0 1 / सी0-1021 / 2015 ( खण्ड) -सा0 प्र0-2985-- श्रीमती अश्विनी दत्तात्रोय ठकरे, भा 0 प्र 0 से0( बी एच : 2006), जो 
केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के तहत सम्प्रति उप सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , कार्मिक , लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, 
भारत सरकार, नई दिल्ली के पद पर पदस्थापित हैं , को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-8(6 ) 
के तहत श्री धर्मेन्द्र सिंह , भा 0 प्र0 से0 ( बी एच : 2006 ) की सापेक्षता में दिनांक 01.01.2019 के प्रभाव से चयन ग्रेड (विशेष 
सचिव स्तर – वेतन स्तर - 13 - रु 0 1,23,100.2,15,900 /-) मे प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव । 


9 मार्च 2019 
सं 0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड-2) –सा0 प्र0-3250 - डॉ 0 श्यामल किशोर पाठक , भा 0 प्र 0 से 0 ( बी एचः2005), नगर 
आयुक्त, मुंगेर नगर निगम, मुंगेर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग , 
बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

डॉ ० श्यामल किशोर पाठक अगले आदेश तक निदेशक, चकबन्दी के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016 ( खण्ड -2) –सा 0 प्र0-3251 -- श्री बी 0 कार्तिकेय धनजी, भा 0 प्र0 से0 ( बी एचः 2008)(केन्द्रीय 
प्रतिनियुक्ति से वापस होने के पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान देने के उपरान्त पदस्थापन की 
प्रतीक्षा में ) को अगले आदेश तक उत्पाद आयुक्त - सह - निबंधन महानिरीक्षक , मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग , बिहार, 
पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड -2)-सा0 प्र0-3252 -- श्री संजय कुमार पंसारी, भा 0 प्र0 से 0 ( नवनियुक्त ) (कार्मिक एवं 
प्रशिक्षण विभाग , भारत सरकार , नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 27.02.2019 से गैर - राज्य असैनिक सेवा से भा 0 प्र 0 से 0 में 
चयन द्वारा नियुक्ति के बाद सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार , पटना में योगदान देने के उपरान्त पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को 
अगले आदेश तक मुख्य महाप्रबंधक , बिहार विकास मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड -2) –सा0 प्र0-3253 -- श्री श्रीकान्त शास्त्राी, भा 0 प्र0 से0 (नवनियुक्त ) ( कार्मिक एवं 
प्रशिक्षण विभाग , भारत सरकार , नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 27.02.2019 से गैर - राज्य असैनिक सेवा से भा 0 प्र 0 से0 में 
चयन द्वारा नियुक्ति के बाद सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान देने के उपरान्त पदस्थापन की प्रतीक्षा में ) को 
अगले आदेश तक नगर आयुक्त, मुंगेर नगर निगम , मुंगेर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
राम बिशुन राय, अवर सचिव । 


बिहार गजट , 8 मई 2019 


w 


14 मार्च 2019 
सं 0 1 / एल0-05 / 04 - सा 0 प्र0-3583 - श्री विनय कुमार भा 0 प्र0 से0(99), सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग , पटना 
( अतिरिक्त प्रभार –मिशन निदेशक , बिहार विकास मिशन, पटना) को विदेश (कैलाश मानसरोवर ) की यात्राा हेतु अखिल भारतीय 
सेवा ( अवकाश) नियमावली,1955 के नियम -10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 07.06.2019 से 21.06.2019 तक कुल 15 दिनों 
के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एक्स - इंडिया लीव के रूप में प्रदान की जाती है । 

2. श्री विनय कुमार की संदर्भित अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद / दायित्वों के लिए प्रभार की व्यवस्था 
निम्नवत् रहेगी: 
पद / दायित्व 

प्रासंगिक छुट्टी अवधि में स्तम्भ -2 के पदों के प्रभार की 


क्र . 


व्यवस्था 


1 


3 


1 


2 
सचिव , ग्रामीण कार्य विभाग , पटना 
मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन , पटना 


2 


प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना 
सचिव , परिवहन विभाग, बिहार, पटना 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


15 मार्च 2019 
सं 0 1 / पी0-1001 / 2019 - सा 0 प्र0-3690 -- श्री बालामुरुगन डी भा 0 प्र0 से0( बी एचः 2005), परियोजना निदेशक , 
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना, पटना / राज्य मिशन निदेशक , राज्य ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन - सह - आयुक्त, 
स्वरोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार- विशेष सचिव , ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग , बिहार , पटना के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


18 मार्च 2019 
सं 0 1 / सी0-03 / 2012( खण्ड) -सा0 प्र0-3724 -- भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके 
नाम के सामने अंकित तिथि से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( अपर सचिव स्तर, वेतनमान - लेवल - 12 - रु.78,800-2,09,200 / -) में 
प्रोन्नति दी जाती है: 
क्र . पदाधिकारी का नाम एवं बैच 

वर्तमान पदस्थापन 

प्रोन्नति की तिथि 
श्री राजीव रौशन( 2010) 

समाहर्ता एंव जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर दिनांक 01.01.2019 के 
( अतिरिक्त प्रभार -बंदोबस्त पदाधिकारी, वैशाली , 

हाजीपुर ) 
श्री कौशल किशोर(2010) संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार , पटना 

दिनांक 01.01.2019 के 


1 


प्रभाव से 


2 


प्रभाव से 


3 


श्री कंवल तनुज( 2010 ) 


दिनांक 01.01.2019 के 


प्रभाव से 


4 


श्री चन्द्रशेखर सिंह (2010 ) 


दिनांक 01.01.2019 के 


प्रभाव से 


5 


श्रीमती रचना पाटिल ( 2010 ) 


दिनांक 01.01.2019 के 


प्रभाव से 


6 


श्री अनिमेष कुमार पराशर (2010 ) 


संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग , बिहार , 
पटना । 
संयुक्त सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार , 
पटना ( अतिरिक्त प्रभार -निदेशक , सूचना एवं 
जनसम्पर्क विभाग , बिहार, पटना ) 
निबंधक, सहयोग समितियॉ, सहकारिता विभाग, 
बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार –संयुक्त सचिव , 
सहकारिता विभाग , बिहार , पटना) 
समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, गोपालगंज 
( अतिरिक्त प्रभार - बंदोबस्त 

पदाधिकारी, 
गोपालगंज ) 
निदेशक , सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण 
विभाग , बिहार , पटना ( अतिरिक्त प्रभार -निदेशक, 
निःशक्तता, समाज कल्याण विभाग, बिहार, 
पटना ) 
संयुक्त सचिव , सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, 
पटना । 


दिनांक 01.01.2019 के 


प्रभाव से 


7 


श्री राज कुमार ( 2010 ) 


दिनांक 01.01.2019 

के प्रभाव से 


8 


श्री हिमांशु कुमार राय( 2010) 


दिनांक 01.01.2019 के 


प्रभाव से 


14 


बिहार गजट , 8 मई 2019 


2. लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में दिनांक 12.11.2018 से दिनांक 07.12.2018 तक की 
अवधि में निर्धारित मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण-III ( जो दिनांक 12.11.2018 से 14.12.2018 तक के लिए पुनर्निधारित भी 
हुई थी ) को अकादमी द्वारा स्थगित कर दिये जाने के कारण क्रमांक -1 की तालिका के श्री राजीव रौशन, श्री कौशल किशोर, 
श्री कंवल तनुज एवं श्री हिमांशु कुमार राय उक्त मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण-III में भाग नहीं ले सके हैं । फलस्वरूप, 
इस हेतु इन पदाधिकारियों को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है । 

3. अतएव , श्री राजीव रौशन, श्री कौशल किशोर , श्री कंवल तनुज एवं श्री हिमांशु कुमार राय को उनके नाम के 
सामने अंकित तिथियों से इस शर्त के साथ अपर सचिव स्तर में प्रोन्नति दी गयी है कि आगामी सत्रा में स्थान मिलने पर 
आलोच्य प्रशिक्षण ( अनिवार्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण-III , जो अपर सचिव सचिव स्तर की प्रोन्नति की पात्रता की नियत 
शर्तों में से एक है ) को अवश्य पूरा कर लेंगे । 

4. क्रमांक -1 की तालिका के पदाधिकारी श्री कौशल किशोर, श्री कंवल तनुज, श्री चन्द्रशेखर सिंह और श्री हिमांशु 
कुमार राय को अपर सचिव के रुप में पदनामित भी किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


26 मार्च 2019 
सं 0 1 / अ0-15 / 2009 - सा 0प्र0-4091 -- श्री संजीव कुमार सिन्हा , भा 0 प्र0 से0 (86 ), मुख्य जाँच आयुक्त, सामान्य 
प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश ) नियमावली -1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन निजी 
खर्च पर निजी कार्य के लिए अमेरिका की विदेश यात्राा हेतु दिनांक 30 एवं 31.03.2019 और दिनांक 29 एवं 30.06.2019 के 
सार्वजनिक अवकाशों का उपभोग क्रमशः छुट्टी के आरंभ तथा अंत में करने की अनुमति के साथ दिनांक 01.04.2019 से 28 . 
06.2019 तक कुल 89 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एक्स - इंडिया लीव के रुप में प्रदान की जाती है । 

2. श्री संजीव कुमार सिन्हा की अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद- मुख्य जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन 
विभाग , बिहार , पटना के प्रभार में श्री त्रिापुरारि शरण, भा 0 प्र0 से 0( 85 ), अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


27 मार्च 2019 
सं 0 1 / पी0-1005 / 2013– सा 0प्र0-4153 -- राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत पदाधिकारी श्री रवीन्द्र नाथ 
राय, आई0 आर0 एस 0 ई0 (95 ) , विशेष सचिव , कृषि विभाग , बिहार, पटना की राज्य प्रतिनियुक्ति अवधि को उनके पैतृक 
विभाग - रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय , भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त सहमति के आलोक में दिनांक 16.06.2019 के प्रभाव से 
अगले दो (02) वर्षों के लिए अर्थात, दिनांक 15.06.2021 तक विस्तारित की जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


29 मार्च 2019 
सं 0 1 / अ0-427 / 2007 - सा 0 प्र0-4350 -- श्रीमती विजयलक्षमी एन0, भा 0 प्र0 से0 ( 95 ), सचिव, पशु एवं मत्स्य 
संसाधन विभाग , बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार - प्रबंध निदेशक , बिहार राज्य महिला विकास निगम , पटना) को अखिल 
भारतीय सेवा ( अवकाश ) नियमावली -1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन निजी खर्च पर निजी कार्य के लिए लंदन की 
विदेश यात्रा हेतु दिनांक -29 एवं 30.06.2019 के सार्वजनिक अवकाशों का उपभोग छुट्टी के आरंभ में करने की अनुमति के 
साथ दिनांक 01.07.2019 से 09.07.2019 तक कुल 09 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एक्स - इंडिया लीव के रुप में 
प्रदान की जाती है । 

2. श्रीमती विजयलक्षमी एन 0 की संदर्भित अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद / दायित्वों के लिए प्रभार की 
व्यवस्था निम्नवत् रहेगी: 
पद / दायित्व 

प्रासंगिक छुट्टी अवधि में स्तम्भ -2 के पदों के प्रभार की व्यवस्था 


क्र . 


1 


2 


3 


1 


सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग , बिहार, 


पटना 


श्री सुधीर कुमार, भा 0 प्र0 से0 (88 ),प्रधान सचिव, कृषि विभाग , 
बिहार , पटना ( अतिरिक्त प्रभार- प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग 

विभाग) 
डॉ ० ( श्रीमती) प्रतिमा सतीश कुमार, भा 0 प्र 0 से0( 2002), 

सचिव, वाणिज्य कर विभाग , बिहार , पटना 


2 


प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य महिला विकास 


निगम, पटना 


बिहार गजट , 8 मई 2019 


15 


( अतिरिक्त प्रभार – वाणिज्य कर आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, 
बिहार, पटना / अपर मिशन निदेशक , बिहार प्रशासनिक सुधार 
मिशन सोसायटी, पटना / अपर आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर 
( जी 0 एस 0 टी 0), वाणिज्य कर विभाग, बिहार पटना ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
शिवमहादेव प्रसाद , अवर सचिव । 


29 मार्च 2019 
सं 0 1 / एल0-23 / 2002 – सा0 प्र0-4351 -- डॉ 0 एस0 सिद्धार्थ, भा 0प्र0 से 0 (91), प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, 
पटना को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश ) नियमावली -1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन निजी खर्च पर निजी कार्य 
के लिए लंदन की विदेश यात्राा हेतु दिनांक 29 एवं 30.06.2019 के सार्वजनिक अवकाशों का उपभोग छुट्टी के आरंभ में करने 
की अनुमति के साथ दिनांक 01.07.2019 से 09.07.2019 तक कुल 09 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एक्स - इंडिया 
लीव के रुप में प्रदान की जाती है । 

2. डॉ 0 एस 0 सिद्धार्थ की अनुपस्थिति अवधि में उनके सम्पूर्ण दायित्वों का अतिरिक्त प्रभार श्री राहुल सिंह , 
भा 0 प्र0 से0(96), सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार - प्रबंध निदेशक , बेल्ट्रॉन , पटना / सचिव , सूचना 
प्रावैधिकी विभाग , बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक , बिवरेज कॉरपोरेशन , पटना) के पास रहेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
शिवमहादेव प्रसाद , अवर सचिव । 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 7-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http : // egazette . bih.nic.in 


16 


बिहार गजट , 8 मई 2019 


भाग -2 
बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि। 


आदेश , 


सामान्य प्रशासन विभाग 


शुद्धि - पत्र 

22 जनवरी 2019 
सं 0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड -2) –सा0 प्र0-955 --विभागीय अधिसूचना संख्या -1 / पी0-1001 / 2016 ( खण्ड-2) 
सा 0 प्र0-930 दिनांक 21.01.2019 में डॉ 0 सुभाष शर्मा, भा 0 प्र 0 से0 बैच, बी एच : 1984 के स्थान पर बी एच : 1985 अंकित 
हो गया है । अतएव, उक्त अधिसूचना को तदनुसार संशोधित समझा जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


अधिसूचनाएं 

शुद्धि - पत्र 

7 फरवरी 2019 
सं 0 1 / सी0-1005 / 2007 - सा 0 प्र0-1685 --विभागीय अधिसूचना संख्या -1 / सी0-1005 / 2007 - सा 0 प्र0-63 
दिनांक 04.01.2011 के माध्यम से श्री राजित पुनहानी, भा 0 प्र0 से0 ( बी एच : 91 ) को अधिसमय वेतनमान में प्रदत्त प्रोन्नति, 
विभागीय अधिसूचना संख्या -3134 दिनांक 06.03.2018 से श्री एस. सिद्धार्थ, भा 0 प्र0 से0 ( बी एच : 91) द्वारा अधिसमय वेतनमान 
का प्रभार ग्रहण किये जाने की तिथि (01.01.2008) से पुनरीक्षित की गयी थी । 

2. महालेखाकार ( ले.एवं ह.) का कार्यालय, बिहार , पटना के पत्राांक - जी एन :040120190100043 - जी ई एन सं. : 
0917 / 2018-2019 द्वारा प्रतिवेदित सूचना के अनुसार, दिनांक 01.01.2008 से दिनांक 31.03.2008 तक अध्ययन अवकाश पर 
रहने के कारण श्री सिद्धार्थ द्वारा अधिसमय वेतनमान का प्रभार दिनांक 04.04.2008 को ग्रहण किया गया । 

3. वर्णित आलोक में श्री राजित पुनहानी, भा 0 प्र0 से0( 91 ) को विभागीय अधिसूचना संख्या-3134 दिनांक 06.03.2018 
द्वारा अधिसमय वेतनमान में अनुमान्य किया गया आलोच्य पुनरीक्षण का लाभ दिनांक 04.04.2008 से प्रभावी माना जायेगा । 

4. विभागीय अधिसूचना संख्या -1 / सी0-1005 / 2007 - सा 0 प्र0-3134 दिनांक 06.03.2018 की अन्य स्थितियाँ 
अपरिवर्तित रहेंगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
शिवमहादेव प्रसाद , अवर सचिव । 


शुद्धि - पत्र 

7 फरवरी 2019 
सं 0 1 / पी0-2001 / 2017 ( खण्ड) -सा 0 प्र0-1691 -विभागीय अधिसूचना संख्या -1 / पी -2001 / 2017 ( खण्ड ) 
-सा0 प्र0-1683 दिनांक 06.02.2019, जिसके द्वारा श्री पी 0 सी 0 खण्डूजा, भा ० व 0 से 0(1989 ), निदेशक , सामाजिक वानिकी, 
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को अगले आदेश तक के लिए आयुक्त, मनरेगा का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, में 
श्री खण्डूजा का नाम पी 0 सी 0 खण्डूजा अंकित हो गया है, जबकि उनका नाम वस्तुतः सी 0 पी 0 खण्डूजा है । 

2. अतएव, विभागीय अधिसूचना संख्या -1 / पी0-2001 / 2017( खण्ड ) –सा0 प्र0-1683 दिनांक 06.02.2019 में अंकित 
नाम श्री पी 0 सी 0 खण्डूजा को श्री सी ० पी ० खण्डूजा के रुप में पढ़ा जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव । 


शुद्धि - पत्र 

6 मार्च 2019 
सं 0 1 / पी0-1004 / 2018 – सा 0 प्र0-3005 -- विभागीय अधिसूचना संख्या -1 / पी0-1004 / 2018- सा 0 प्र0-2982 
दिनांक 05.03.2019 में श्री त्रिीपुरारि शरण, भा 0 प्र0 से 0 ( बी एच : 1985), अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण,वन एव जलवायु परिवर्तन 
विभाग , बिहार , पटना को स्थानांतरित करते हुए अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया 
गया है । उक्त अधिसूचना में श्री शरण के अतिरिक्त प्रभार के रुप में मुख्य जॉच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार , 
पटना का अतिरिक्त प्रभार भी सम्मिलित हो गया है, जबकि , विभागीय अधिसूचना संख्या -1677 दिनांक 06.02.2019 द्वारा 


बिहार गजट , 8 मई 2019 


17 


मुख्य जॉच आयुक्त , सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार , पटना के पद पर श्री संजीव कुमार सिन्हा, भा 0 प्र0 से0( बी एच : 86 ) पूर्व 
से ही पदस्थापित हैं । 

2. अतएव, श्री त्रिापुरारि शरण के स्थानांतरण / पदस्थापन की विभागीय अधिसूचना संख्या -2982 दिनांक 05.03.2019 
में सम्मिलित मुख्य जॉच आयुक्त , सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार , पटना के अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था को दिनांक 05.03. 
2019 के प्रभाव से ही विलोपित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


शुद्धि - पत्र 

8 मार्च 2019 
सं 0 1 / अ0-1024 / 2018 - सा 0 प्र0-3238 -- सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या - सह –पठित 
ज्ञापांक -1 / अ0-1024 / 2018-389 दिनांक 09.01.2019 एवं अधिसूचना संख्या - सह - पठित ज्ञापांक -1 / अ0-1024 / 2018 
सा 0 प्र0-2704 दिनांक 27.02.2019, जो क्रमशः मातृत्व अवकाश एवं एक्स - इण्डिया लीव की स्वीकृति के संबंध में हैं , में उनसे 
संबंधित पदाधिकारी श्रीमती अभिलाषा शर्मा, भा 0 प्र0 से0 (2017) का पदनाम- सहायक समाहर्ता- सह - सहायक जिला 
दण्डाधिकारी, नालन्दा के स्थान पर सहायक समाहर्ता - सह -जिला दण्डाधिकारी, नालन्दा अंकित हो गया है । 

2. अतएव, अधिसूचना संख्या - सह - पठित ज्ञापांक -1 / अ0-1024 / 2018-389 दिनांक 09.01.2019 एवं अधिसूचना 
संख्या - सह - पठित ज्ञापांक -1 / अ0-1024 / 2018 – सा 0 प्र0-2704 दिनांक 27.02.2019 में दर्ज श्रीमती अभिलाषा शर्मा, 
भा 0 प्र 0 से 0( 2017 ) के पदनाम को ‘ सहायक समाहर्ता - सह - सहायक जिला दण्डाधिकारी , नालन्दा पढ़ा जाए । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
शिवमहादेव प्रसाद , अवर सचिव । 


शुद्धि - पत्र 

14 फरवरी 2019 
सं 0 1 / सी0-1008 / 2018-( खण्ड -1) -सा0 प्र0-3546 -- विभागीय अधिसूचना संख्या -1 / सी0-1008 / 2018 
( खण्ड -1) -सा0 प्र0-33 दिनांक 02.01.2019 के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका 
संख्या - 4930-4931 / 2016 और पुनर्विचार याचिका संख्या- 001428-001429 / 2017 में पारित न्यायादेश एवं तदनुसार 
संबंधित पदाधिकारियों के बैचों को भूतलक्षी प्रभाव से पुनरीक्षित किये जाने के संबंध में निर्गत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, 
भारत सरकार, नई दिल्ली के आदेश संख्या- 14014 / 04 / 2012 - ए आई एस -1 दिनांक 01.03.2018 के आलोक में दिनांक 
01.02.2010 से दिनांक 18.04.2012 के बीच की रिक्तियों के विरुद्ध राज्य सेवाओं से भा 0 प्र से0(बिहार संवर्ग) में नियुक्त 
पदाधिकारियों की प्रोन्नतियों को वैचारिक रुप से पुनरीक्षित किया गया है, अथवा पुनरीक्षित बैचों के अनुसार देय प्रोन्नतियाँ 
अनुमान्य की गयीं हैं । 

2. उपर्युक्त विभागीय अधिसूचना संख्या -1 / सी0-1008 / 2018-( खण्ड -1) -सा0प्र0-33 दिनांक 02.01.2019 का 
क्रमांक -19 श्री सुधीर श्रीवास्तव, भा 0 प्र 0 से 0(प्रथमतः आवंटित बैच, 1999 / पुनरीक्षित बैच, 1998 ) से संबंधित है । उक्त क्रमांक 
के अंतिम स्तम्भ द्वारा श्री सुधीर श्रीवास्तव को श्री नर्मदेश्वर लाल( 98 ) की सापेक्षता में दिनांक 07.01.2013 से प्रोन्नति प्रदान 
किये जाने का संदर्भ अंकित हो गया है, जबकि, श्री नर्मदेश्वर लाल( 98) को सचिव ग्रेड प्रोन्नति वस्तुतः दिनांक 01.01.2014 
के प्रभाव से प्रदत्त है, जो आलोच्य अधिसूचना के क्रमांक - 17-38 से स्वतः स्पष्ट है । 

3. अतएव, विभागीय अधिसूचना संख्या -33 दिनांक 02.01.2019 के क्रमांक -19 में अंकित विवरण - श्री नर्मदेश्वर 
लाल (98 ) की सापेक्षता में दिनांक 07.01.2013 से प्रोन्नत को श्री नर्मदेश्वर लाल (98 ) की सापेक्षता में दिनांक 01.01.2014 से 
प्रोन्नत के रुप में पढ़ा जाए । 

4. अधिसूचना संख्या -1 / सी0-1008 / 2018-( खण्ड -1)-सा0प्र0-33 दिनांक 02.01.2019 की शेष स्थितियाँ 
यथावत रहेंगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 

7-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http : // egazette . bih.nic.in 


18 


बिहार गजट , 8 मई 2019 


भाग - 9 - ख 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 

सूचनाएं इत्यादि 


सूचना 


No. 528--1 NARSINGH Kumar S / o- Chandrika Kaji Residing Village -Mahadeva , Post 
Harnatand , Via -Naraipur, District-West Champaran (Bihar ) Pin -845105 declare that Narsingh 
Kumar and Narasingh Kumar both are the name of one and same person . In future I should be 
known as Narsingh Kumar vide Affidavit no.372 date 05.01.2019 , Patna 

NARSINGH Kumar . 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 7-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http : // egazette .bih.nic.in 


बिहार गजट , 8 मई 2019 


19 


बिहार गजट 


का 


प्राधिकारी द्वारा 


पूरक ( अ 0 ) 

प्रकाशित 


सं 0 ग्रा ०वि०-14 ( भा ० ) भा0- 01 / 2019--421736 

ग्रामीण विकास विभाग 


संकल्प 

26 अप्रील 2019 
श्री सुनिल कुमार , ग्रामीण विकास पदाधिकारी - सह - प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी , पीरपैंती, भागलपुर 
के विरूद्ध जिला पदाधिकारी , भागलपुर के पत्रांक- 09 प्र० दिनांक 23.03.2019 के द्वारा आरोप पत्र प्राप्त 
हुआ । आरोप पत्र में श्री सुनिल कुमार के विरूद्ध ग्रामीण पेय जल योजना की राशि चेक के माध्यम से बड़े 
पैमाने पर कतिपय आपूर्तिकर्ता/ व्यक्तियों की मिलीभगत से भुगतान करने एवं लंबी अवधि के पश्चात् भी योजनाओं 
को धरातल पर नहीं लाने , प्रधान मंत्री आवास योजना की प्रगति की दिशा में घोर लापरवाही बरतने , ग्रामीण 
पेय जल निश्चय योजना / प्रधान मंत्री आवास योजना / शौचालय प्रोत्साहन राशि की अवैध निकासी एवं विचलन कर 
एक ही व्यक्ति के खाते में विभिन्न योजनाओं की राशि का बारबार अंतरण किये जाने आदि से संबंधित 
आरोप हैं । 

जिला पदाधिकारी के द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत यह पाया गया कि 
आरोप पत्र में धारित आरोप गंभीर प्रकृति के हैं । उक्त के आलोक में श्री सुनिल कुमार को निलम्वित कर उनके 
विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया जाता है । 

अत : बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली , 2005 के नियम 9 ( 1 ) ( क ) 
के प्रावधानों के तहत श्री सुनिल कुमार को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है । 

श्री सुनिल कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री राजेश परिमल , उप सचिव , ग्रामीण 
विकास विभाग , बिहार , पटना को संचालन पदाधिकारी नामित किया जाता है एवं जिला पदाधिकारी , भागलपुर 
द्वारा नामित जिला स्तर के पदाधिकारी उपस्थापन पदाधिकारी होंगे । 

निलंबन की अवधि में श्री सुनिल कुमार का मुख्यालय प्रखंड कार्यालय पटना सदर निर्धारित किया 
जाता है । 

निलंबन की अवधि में श्री सुनिल कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली , 2005 के नियम- 10 के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

श्री सुनिल कुमार से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखते हुए जैसा कि 
संचालन पदाधिकारी अनुमति दें , उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे। 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा 
इसकी प्रति सभी सम्बन्धित को भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से. 
आरती , विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 

7-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http : // egazette . bih.nic.in 


